संख्या 


2 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


352 राँची , सोमवार , 


3 


10 श्रावण , 1944 ( श ० ) 

1 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 
( कृषि प्रभाग ) 


" 

पत्रांक -04 / कृ 0 के 0 यो 0 ( Dig . Agri . ) - 03 / 2022 / कृ ० -- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत 
सरकार के द्वारा Digital Agriculture से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु अंतर्विभागीय समिति के गठन 
का निपेश है । 


अधिसूचना 
27 जुलाई , 2022 


उक्त के आलोक में Digital Agriculture Steering Committee ( DASC ) का गठन निम्नरूपेण किया 

जाता है : 

1 


मुख्य सचिव , 

झारखण्ड , रांची 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 

कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , रांची 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 

राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , रांची 


अध्यक्ष 


सस्य सचिव 


सस्य 


2 . 


3 . 


2 


4 


5 


( ) 


6 


7 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 अगस्त , 2022 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई - गवनेंस विभाग , झारखण्ड , रांची 
प्रतिनिधि , 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार 
नोडल पदाधिकारी , Digital Agriculture 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , रांची 
नोडल पदाधिकारी , Digital Agriculture 

राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , रांची 


सस्य 


सस्य 


सस्य 


सस्य 


उक्त समिति के द्वारा प्रत्येक पो माह में बैठक कर Digital Agriculture से संबंधित किये जा 
रहे कार्यों का अनुश्रवण किया जायेगा । 

इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री , झारखण्ड का अनुमोपन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आऐश से , 


अबुबक्कर सिद्दीख पी ० , 
सरकार के सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 352-50 


